AU 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 माघ, 1939 ( श० ) 


संख्या - 45 राँची, मंगलवार , 


30 जनवरी, 2018 (ई०) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

25 जनवरी, 2018 
संख्या - परि०वि०-299 / 2015- 113 -- परिवहन विभाग के अन्तर्गत नयी रेल परियोजनाओं के विकास 
हेतु झारखंड सरकार एवं रेल मंत्रालय , भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित Joint Venture Agreement 
UVA) की कंडिका - 5.1(C) (iii) के प्रावधानों के तहत GOJ तथा MOR के एक - एक Whole Time Director 
के रुप में नामित किया जाना है । 


उक्त के आलोक में झारखंड सरकार की ओर से श्री मुरली मनोहर प्रसाद , संयुक्त सचिव , परिवहन 
विभाग, झारखंड, राँची को Whole Time Director नियुक्त किया जाता है । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


भूषण पासवान , 

उप सचिव 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 45 -- 50 


